than 


VE: 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

25 चैत्र , 19 37 ( श० ) 
संख्या 2 2 0 राँची, बुधवार 

15 अप्रैल, 2 0 15 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


संकल्प 


9 अप्रैल, 2015 
विषयः असैनिक सेवाएँ ( वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली , 1930 के नियम. 57 (5) के 

अन्तर्गत अपील के निष्पादन से संबंधित कार्मिक, प्रसु० तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत 
संकल्प संख्या- 4047 दिनांक 02 दिसम्बर , 2005 में संशोधन | 


संख्या- 15 / नीति नि०. 07 -0 6 / 20 15 का .. 3224 -- कार्मिक , प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग द्वारा 
निर्गत संकल्प संख्या- 4047 दिनांक 02 दिसम्बर , 2005 द्वारा असैनिक सेवाएँ ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं 
अपील) नियमावली, 1930 के नियम. 57 (5) के अन्तर्गत दायर अपील के निष्पादन की प्रक्रिया निर्धारित 
की गयी है । 


2. उक्त संकल्प की कंडिका- 2(क ) में प्रावधानित है कि जिन मामलों में विभागीय 
मंत्री/ मुख्यमंत्री के स्तर से दंड/ सजा की स्वीकृति हुई है, वैसे मामलों में अपील आवेदन पर विभागीय 
संलेख के माध्यम से प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष विचारार्थ रखा जाय । मंत्रिपरिषद के निर्णय से अपील 
का निष्पादन समझा जाय । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 15 अप्रैल , 2015 
कंडिका- 2( क ) को निम्नलिखित संशोधन के साथ अन्तःस्थापित किया जाता है। 


जिन मामलों में विभागीय मंत्री, मुख्यमंत्री के स्तर से दंड/ सजा की स्वीकृति हुई है, वैसे मामलों में 
अपील आवेदन के मामलों पर विचार करने हेतु मुख्यमंत्री को प्राधिकृत किया गया है । 


3. यह व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत होगी | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एस० के० शतपथी , 


सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 2 2 0 - 50 । 


